इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 

सत्यमेव 

मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 

क्रमांक 250 ] 

भोपाल , बुधवार , दिनांक 18 मई 2022 - वैशाख 28 , शक 1944 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 18 मई 2022 

क्र . एफ 21-08-2021 - एक- 10. - राज्य सरकार , एतद्द्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी , 2022 में , जो 
मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 फरवरी , 2022 में प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 

संशोधन 

उक्त अधिसूचना में , 

पैरा -1 में " जिला आबकारी अधिकारी , जिला धार " के स्थान पर " सचिव , ग्राम पंचायत बड़ी बैकल गाँव तहसील सोण्डवा जिला 
अलीराजपुर " पढ़ा जाये . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
रंजना पाटने , अवर सचिव . 

499 

- 

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 . 


. मध्य प्रद श 

ENAC 


शास 


